रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D . L .- 33002/99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन्न 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

दिल्ली , बुधवार , फरवरी 13 , 2019 / माघ 24 , 1940 
DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/ MAGHA 24, 1940 


सं . 28] 
No. 28 ] 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं . 732 

[ N. C . T . D . No. 732 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


उच्च शिक्षा निदेशालय 


आदेश 


दिल्ली, 11 फरवरी, 2019 
सं . फा . डीएचई. 4(61) / 2010 - 11 / पार्ट फाई. / 733. - दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान ( समानता एवं 
उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु केपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय ) 
अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 08 ) की धारा 13 के साथ पठित धारा 3 के खंड ( जी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, जिसे 
शैक्षणिक वर्ष 2019 - 20 से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा को अंगीकार करने के 
लिए 5 मई, 2011 के आदेश के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभिनामित एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था , को 
अनुमति प्रदान करते हैं , अर्थात्: - 
( क ) निम्नलिखित कार्यक्रम जिनके लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का उपयोग शैक्षणिक सत्र 2018 - 19 में प्रवेश के लिए किया 
जा रहा है, उन्हें निम्नानुसार जारी रखने की अनुमति है: 


क्र . सं . | राष्ट्रीय स्तर परीक्षा 


कार्यक्रम 


शैक्षणिक सत्र में | अभ्युक्ति 
सामान्य प्रवेश परीक्षा 
कोड 2018 - 19 
102 

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 
103 

के अनुसरण में 
104 


एनईईटी - पीजी 
एनईईटी - यूजी 
एनईईटी - यूजी 


पीजीएमसी 
एमबीबीएस 
बीडीएस 


| 3 


1025 DG / 2019 


___ (1 ) 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ) 


154 


एनईईटी - यूजी 
| एनईईटी - यूजी 
पीजीएसी 
एनएटीए 


बीएचएमएस 
बीएएमएस 
| पीजी आयुर्वेद 

बी . आर्च 


| 


153 
196 
100 


प्रवेश के लिए 31 जुलाई, 2019 के बाद 
संयुक्त प्रवेश परीक्षा पेपर - II का स्कोर , यदि 
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा 
XII कक्षा + नाटा के आधार पर तैयार की 
गई मेरिट सूची समाप्त होने के बाद भी सीट 
खाली रहती है । 


( ख ) शैक्षणिक सत्र 2019 - 20 के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की अनुमति है: - 


क्र . सं . | राष्ट्रीय स्तर परीक्षा 


कार्यक्रम 


शैक्षणिक सत्र में अभ्युक्ति 
सामान्य प्रवेश परीक्षा 
कोड 2018 - 19 


131 


जेईई - मेन 1 
एनआईएमसीईटी 
सीएलएटी - यूजी 


105 
121 


बी - टैक 
एमसीए 
बीए / बीबीए 
एलएलबी 
| एलएलएम 
एमबीए 


| सीएलएटी - पीजी 
कैट 


112 
101 


गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा 
यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा के स्कोर के 
आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट 
समाप्त होने के बाद भी सीटें खाली रहती हैं 
और सामान्य प्रवेश परीक्षा की तारीख खत्म 
हो गई है , इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 
द्वारा आयोजित सेंट्रल मैनेजमेंट एडमिशन 
टेस्ट में प्रवेश के लिए 31 जुलाई, 2019 के 
बाद अनुमति दी जाती है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
जे . पी . अग्रवाल ,निदेशक ( उच्च शिक्षा ) 


DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION 


ORDER 


Delhi, the 11th February, 2019 


___ F. No. DHE 4(61)/ 2010 -11/ Part File/733 . - In exercise of the powers conferred by Clause ( g ) of section 3 
read with section 13 of the Delhi Professional Colleges or Institutions ( Prohibition of Capitation Fee , Regulation of 
Admission , Fixation of Non - Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 (Delhi 
Act 08 of 2007) , the Government of National Capital Territory of Delhi hereby permits the Guru Gobind Singh 
Indraprastha University which was appointed as the designated agency under the said Act vide order dated the 5th May, 
2011 to adopt the National Level Tests for admission to the following Courses/programmes from the academic year 
2019 - 20, namely: 


(a ) The following programmes for which National Level Tests are being used for admission as of 
Academic Session 2018 - 19 , are allowed to continue as under: 


PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


Si. 
No. 


National Level Programme Common Entrance Remarks 
Test 

Test Code in 
Academic Session 

2018 - 19 
NEET - PG PGMC 

102 

In compliance of the Indian Medical 
NEET- UG MBBS 

103 

Council Act, 1956 
NEET - UG BDS 

104 
NEET - UG BHMS 

154 
NEET- UG BAMS 

153 
PGAC PG Ayurveda 

196 
NATA B .Arch 

100 

Score of Joint Entrance Examination 
Paper- II after 31st July , 2019 for 
admission , if seat remain still vacant 
after exhausting the Merit Listas 
prepared on the basis of XII Class + 
NATA by Guru Gobind Singh 

Indraprastha University . 
(b ) For the Academic Session 2019 - 20 , the following National Level Tests are allowed: 
National Level | Programme Common Entrance Remarks 
Test 

Test Code in 
Academic Session 

2018 - 19 
JEE - Main 1 B . Tech 

131 
NIMCET MCA 

105 
CLAT- UG | BA /BBA LLB L 

121 
CLAT- PG LLM 

112 
CAT MBA 

101 

Since the test date of Common 
Admission Test is over , Central 
Management Admission Test conducted 
by National Testing Agency is allowed 
after 31st July , 2019 for admissions, if 
seats remain still vacant after exhausting 
the Merit List prepared on the basis of 
score of Common Admission Test by 
Guru Gobind Singh Indraprastha 
University . 


No. 


By Order and in the Name of the Lieutenant 
Governor, National of the Capital Territory of Delhi, 

J.P . AGRAWAL , Director (Higher Education ) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. ALOK 

10054 . ALOK 

Digitally signed by 

ALOK KUMAR 
KUMAR 

Date : 2019 .02. 20 
13:21: 19 + 05 30 


